निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, सामवार , 8 दिसम्बर 
पटना , सोमवार , 8 दिसम्बर 2014 


( सO पटना 995 ) 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


आंशिक संशोधन 

7 नवम्बर 2014 
सं0 वि.प.स्था0.- 23 / 2009 -4613 (2) / वि.प.- बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अधिसूचना सं.- 1205 (2), 
दिनांक 10. 6 . 2014 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए वेतनमान पी . बी .- 2, 9300 - 34, 800 तथा ग्रेड वेतन 4800/ - रूपये 
में उप -सभापति के आप्त सचिव के रिक्त - 01 ( एक ) पद के विरूद्व बाह्य व्यक्ति श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, ( सेवा निवृत वि . प्र. से . ) 
पिता स्व .- सीता राम शर्मा, पता - जय प्रकाश नगर ( ए. जी . कालोनी ) पो .- अशियाना नगर , जिला- पटना को उक्त वेतन के 
13, 350 + 4800 = 18, 150/- रूपये प्रतिमाह नियत मूल वेतन तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर 
दिनांक 1. 3. 2014 से 28. 2. 2015 तक या माननीय उप - सभापति के कार्यकाल या उनके प्रसाद ( जो पहले हो ) तक के लिए 
अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है । 
उन्हें पेंशन की राशि पर मंहगाई राहत देय नहीं होगी । 

माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद के आदेश से , 

शेखर प्रबल, 
कार्यकारी सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 995- 571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


